निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 663 ) 


22 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 13 अगस्त 2014 


सं0 2ब० / विविध - 21 - 32 / 2013 - 2372 / न० वि० एवं आ० वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

8 अगस्त 2014 
विषयः - राज्य के नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोग में आनेवाली सामग्रियो एवं सेवाओं के दर निर्धारण 

एवं अधिप्राप्ति हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को बिहार वित्त ( संशोधन ) 
नियमावली, 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत “ राज्य क्रय संगठन ” नामित करने एवं 2 प्रतिशत की दर से 
सेंटेज के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में । 

वर्तमान में राज्य के सभी नगर निकायों में सफाई उपकरणों, गाड़ियों तथा आधुनिक यंत्रों की कमी की समस्या 
है । इस कारण शहरों में सफाई की व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप नहीं है । पुनः आवश्यक सामानों की गुणवत्ता व मानकों 
में एकरूपता न होने से नगर निकायों को क्रय करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है । इस संदर्भ में एक 
विशेषज्ञ एजेंसी की आवश्यकता है जो आवश्यक सामानों की त्वरित खरीद कर नगर निकायों को उपलब्ध करा सके । 

2. नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यकारी एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम 
लिमिटेड ( बुडको) को शहरी परियोजनाओं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुभव है । वर्तमान 
में बुडको द्वारा राज्य के विभिन्न शहरी निकायों के लिए पेय जलापूर्ति , सिवरेज योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 
सड़क - सह - नाला निर्माण, नदी तट विकास योजना, पार्क निर्माण, अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण, शहरी यातायात 
व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय का निर्माण इत्यादि योजनाएँ संपादित करायी जा रही हैं । इन योजनाओं का संपादन 
विभिन्न कार्यक्रमों यथा राज्य योजना, यू0आई0जी0, यू0आई0डी०एस०एस०एम०टी० , एन0जी0आर0बी0ए0 , एशियन विकास 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2014 
बैंक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कराया जा रहा है । इन कार्यों हेतु बुडको के पास दक्ष तकनीकी बल उपलब्ध है , 
जिसमें अपने टीम के अतिरिक्त कन्सल्टेंट का परामर्श भी प्राप्त किया जा रहा है । डी0पी0आर0 की जाँच डी0पी0आर0 
रिम्यू सेल एवं डिजाइन तथा क्रय के लिए डी0एफ0आई0डी0 सपोर्टेड स्कीम सपोर्ट सेल कार्यरत है । इनमें कुशल 
तकनीकी विशेषज्ञ कार्यरत हैं । 

____ 3. अतः बुडको को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरण , गाड़ियों तथा यंत्रों के क्रय हेतु बिहार 
वित्त ( संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 129 के अन्तर्गत “ राज्य क्रय संगठन " नामित किया जाता है । इस सेवा के 
लिए बुडको को 2 प्रतिशत की दर से सेंटेज देय होगा । 

___ 4. बुडको को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु " राज्य क्रय संगठन ” नामित करने के बावजूद सभी नगर निकायों के 
पास यह एक विकल्प के रूप में होगा कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्य नगर निकाय बुडको से करायें अथवा 
स्वयं करें । नगर निकाय अपने बोर्ड की बैठक में इस संबंध में निर्णय लेकर विकल्प का चुनाव कर सकेंगे । 

____ 5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22 .07.2014 के मद संख्या 41 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 

प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर निकायों / 
महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

जय प्रकाश मंडल, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 663 -571 + 500-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


